सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 547 राँची, शुक्रवार , 


12 जुलाई , 2019 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
10 जुलाई , 2019 


अधि ० सं०-01/ सा स्था ०( पद ०) -37/ 2017/ न ० वि ० आ०-2788 , -- नगर विकास एवं आवास 


विभाग, झारखण्ड, राँची के अंतर्गत निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख 


स्तंभ-iv में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है: 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 12 जुलाई , 2019 
वर्तमान पदस्थापन 

नवपदस्थापन स्थान 


क्र ० 


नाम /पदनाम 


i 


ii 


iii 


iv 


1 . 


श्री नीलमणि तिर्की, मुख्य अभियंता | मुख्य अभियंता, झारखण्ड राज्य 

आवास बोर्ड । 


सेवानिवृति की तिथि दिनांक -30.11.2019 
होने के कारण सेवा पैतृक विभाग ( जल 
संसाधन विभाग) को वापस की जाती है । 
प्रभारी मुख्य अभियंता, 
धनबाद नगर निगम । 


2 . 


अभियंता, 


श्री अजित लुईस लकड़ा, 
अधीक्षण अभियंता 


प्रभारी 

मुख्य 
राँची नगर निगम । 


3 . 


4 . 


5 . 


श्री राजदेव सिंह , 

अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण | (i) अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग , 
अधीक्षण अभियंता 

कोषांग , नगर विकास एवं आवास नगर विकास एवं आवास विभाग के पद 
विभाग में पदस्थापित एवं अधीक्षण पर पदस्थापित । 
अभियंता , राँची नगर निगम का (ii ) अपने कार्यों के अतिरिक्त अपने ही 
अतिरिक्त प्रभार । 

वेतनमान में प्रभारी मुख्य अभियंता, राँची 

नगर निगम । 
श्री गजानन्द राम, 

नगर निवेशक , नगर निवेशन संगठन | नगर निवेशक , राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार 
नगर निवेशक ( मुख्यालय ) में पदस्थापित एवं नगर का अतिरिक्त प्रभार विलोपित करते 

हुए 
निवेशक, राँची क्षेत्रीय विकास | अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर निवेशक , 

प्राधिकार का अतिरिक्त प्रभार । राँची नगर निगम का अतिरिक्त प्रभार । 
श्री घनश्याम कुमार अग्रवाल , पदस्थापन की प्रतीक्षा में । 

नगर निवेशक, 
कार्यपालक अभियंता ( पथ निर्माण 

राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार । 
विभाग से सेवा प्राप्त ) 
श्री अरूण कुमार, कार्यपालक पदस्थापन की प्रतीक्षा में । 

कार्यपालक अभियंता , 
अभियंता ( पथ निर्माण विभाग ) 

राँची नगर निगम । 
श्री ललन कुमार , कार्यपालक पदस्थापन की प्रतीक्षा में । 

कार्यपालक अभियंता , 
अभियंता ( जल संसाधन विभाग से 

राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार । 
सेवा प्राप्त ) 
श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल , कार्यपालक अभियंता, 

सेवानिवृति की तिथि दिनांक -31.12.2019 
कार्यपालक अभियंता राँची नगर निगम । 

होने के कारण सेवा पैतृक विभाग ( जल 

संसाधन विभाग) को वापस की जाती है । 
श्री राजेश 

कुमार सिंह , उप नगर आयुक्त , 

कार्यपालक पदाधिकारी , 
झा ० प्र ० से ० धनबाद नगर निगम । 

चिरकुण्डा नगर परिषद का अतिरिक्त प्रभार । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से 

लागू 

होगा । 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


2 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


संजय बिहारी अम्बष्ठ , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 547 50 


